सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 भाद्र, 19 3 7 ( श०) 
संख्या 654 राँची , शुक्रवार 

4 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
3 सितम्बर , 2 0 15 


विषयः 


अनुसूचित जनजातियों के जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि के अवैध 
हस्तांतरण के उच्च स्तरीय जाँच हेतु गठित विशेष जाँच दल ( Special 
Investigation Team) को क्रियाशील करने हेतु एक अध्यक्ष, दो सदस्यों एवं एक 
सचिव के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या-1/ मु. स्था .- 48 / 20 15 - 4 2 72 | Ra./ रा०. . राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची के संकल्प सं.1226 / रा0 , दिनांक 26 मार्च, 20 15, 13 8 0/ रा. दिनांक 1 
अप्रैल , 2015 एवं 13 8 1/ रा., दिनांक 1 अप्रैल, 20 15 तथा अधिसूचना संख्या-1832 , 
दिनांक 1 मई, 20 15 एवं 2071, दिनांक 13 मई , 2015 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों 
के जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के उच्च स्तरीय 
जाँच हेतु विशेष जाँच दल ( Special Investigation Team) का गठन किया गया है । 


__ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 4 सितम्बर , 2015 


( 2 ) विशेष जाँच दल को क्रियाशील करने हेतु विशेष जाँच दल के मात्र एक वर्ष के कार्यकाल 

तक के लिए निम्न पदों का सृजन किया जाता है: - 


( 


मुख्य सचिव स्तर के भा .प्र. से. के सेवानिवृत्त पदाधिकारी 


. एक पद 


(ii) 


सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष 


स्तर के पदाधिकारी 


• एक पद 


(iii) 


भा . प्र. से. के अधिसमय वेतनमान के पदाधिकारी 


. एक पद 


सेवारत / सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर से 


अन्यून स्तर के पदाधिकारी 


. . एक पद 


( 3) सृजित पदों की विवरणी/ अनुमानित व्यय की विवरणी संबंधी परिशिष्ट( 1) संलग्न है । 


सृजित पदों के वेतनादि का व्यय गैर योजना " मुख्य शीर्ष-2 0 52 सचिवालय सामान्य 
सेवाएँ, लघुशीर्ष- 090 सचिवालय, उपशीर्ष-0 0 17 राजस्व एवं भूमि सुधार के अन्तर्गत 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा । 


(5 ) मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25 अगस्त, 15 की बैठक के मद संख्या 09 में लिये गये निर्णय 
में पदो के सृजन की स्वीकृति दी गई है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 6 5 4 ..5 0 | 


